रजिस्ट्री सं . डी . एल . - 33004/ 94 . 


REGOS 


REAL 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of Fndia 


असाधारमा 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( iii ) 
PART II - Section 3 - Sub - section ( 11) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 48] 
No. 46 ] 


नई दिल्ली, शनिवार, जून 11, 1994/ज्येष्ठ 21, 1916 
NEW DELHI, SATURDAY , JUNE 11, 1994/JYAISTHA 21, 1916 


भारत निर्वाचन आयोग 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 10 जून , 1994 
मा , प्र . , 97( अ ) .-- -निर्वाचन आयोग ने अपने तारीख 18 मई , 1994 के आदेश 
द्वारा निर्वाचन प्रतीक ( प्रारक्षण और आबंटन ) आदेश , 1968 के पंग 15 के अधीन मान्यता 
प्राप्त राज्यीय दल झारखण्ड मुक्ति मोची से सम्बन्धित विवाद में बिहार राज्य के उक्त , 
मारखण्ड मुक्ति मोर्चा के लिए प्रारक्षित प्रतीक " तीर- कमान पर रोक लगा दी है और यह 
निदेश दिया है कि प्रतिद्वन्दी या विजण्डित दल में में कोई भी इम प्रतीक का प्रयोग नहीं करेंगे 

और न ही ये "मारखण्ठ मक्ति मोची नाम का पूर्णरूपेण प्रयोग ही कर सकेंगे , जब तक कि 
मख्य विवाद पर अन्तिम निर्णय नहीं हो जाना ; 

और अतः, आयोग ने अपने सारीख 18 मई , 1994 के उक्त आदेश द्वारा यह भी निदेश : 
दिया कि “ झारखण्ड मक्ति मोची के दो ग्रप -- एक श्री शिव मोरेन के नेतत्व वाला ग्रेप 
1413 GI / 94 

( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - Sxc. atity] 


और दूसरा श्री कृष्ण मारान्डी के नेतृत्व वाला ग्रंप क्रमश:, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (शिब 
सोरेन ग्रुप ) और मारखण्ड मुक्ति मोर्चा ( कृष्णा मारान्डी ग्रुप ) द्वारा जाने जायेंगे और 
खुद को वर्णित करेंगे , जब तक कि मुख्य विवाद पर अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता ; 


अतः, अब निर्वाचन प्रतीक ( भारक्षण और पायंटम ) आदेश, 1968 के पैरा 17 के 
उप पैरा ( 1 ) और उप पैरा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) के अनुसरण में , निर्वाचन आयोग समय 
समय पर यथासंशोधित भारत के राजपत्र भाग- II , खण्ड- 3 ( iii ) , तारीम्स , 8- 1- 1993 को 
प्रकाशित तारीख 7 जनवरी, 1993 को अपनी अधिसूचना सं . 56 / 92 में निम्नलिखित 
संशोधन करता है, अर्थात : 


उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी- 11 में , स्तम्भ - 1 में बिहार के सामने , स्तम्भ - 2, 
3 और 4 की विरमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टिया प्रतिस्थापित की 
जाएंगी : - - 


" 1. झारखण्ड मुक्ति मोबा-- - तीर-कमान बरियात रोड, रॉचि - 834008, विहार । 


(निर्वाचन आयोग के समक्ष झारखण्ड मुक्ति मोर्चा से सम्बन्धित लम्बित विवाद ; निर्वाचन 
प्रतीक तीर-कमान पर आयोग के अगले आदेशों तक रोक लगी रहेगी ) 

1क . झारखण्ड मुक्ति मोर्चा( शिबू सोरेन ग्रुप ) 
1ख. मारखण्ड मुक्ति मोर्चा ( कृष्णा मारन्ही ग्रुप ) " 

[सं . 56/94( 4)] 

प्रादेश से 
के . पी . जी . कुट्टी, सचिव 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 10th June, 1994 
Q . N . 97( E).---- WHEREAS , the Election Commission, by its order dated the 
1 Bth May, 1994 , in the dispute relating to Jharkhand Mukti Morcha , a. recog 
nised. State, Patty in Bihar, under paragraph 15 of the Election Symbols ( Re 
servation and Allotment) Order , 1968 , has frozen the symbol Bow and Arrow 
reserved for the said Ibarkhand Mukti Morcha in the State of Bihar, and has 
directed that either of the rival or splinter groups of the Party shall use that 


TM II- - 06 3 (iii ) ] 

मारत का राजपत्र : प्रसाधारण 
- - - - --- - - -- - -._ . - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - . . = = - : · - - - . - - . 
symbol, nor shall they use the name Jharkhand Mukti Morchia simplicitor, till 
the final decision in the main dispute ; 


AND WHEREAS , the Comniission by its said order dalcd the 15th Mas , 
1994 has also directed that the two groups of the Jharkhand Mukti Morcha ono 
led by Shri Shibu Suren and the other by Shri Krishna Marandi shall be known 
and shall describe themselves, as Jharkhand Mukti Morcha ( Shibu Soren Group ) 
and Jharkhand Mukti Morcha ( Krishna Marandi Group ) respectively lill iho 
final decision in the nain dispute ; 


NOW , THEREFORE, in pursuance of clause ( b ) of sub -paragraph ( 1 ) and 
sub - paragraph ( 2 ) of paragraph 17 of the Election Symbols ( Reservation and 
Allotment) Order, 1963, the Election Commission hereby makes the followirig 
amendments to its Notification No. 5692 , dated the 7th January , 1993, pub 
lished as O .N . 2013 ), in the Gazette of India , Extraordinary , Part - II , Section 3 ( iii ) 
on 8 - 1 - 93 and as amended from time to time namely : 


In Table II appended to thc said notification , against Bihac in column 1 , 
for the existing cntries in columns 2, 3 and 4 , the following entries shall bo 
substituted : 


" 1 . Jharkhand Mukti Morcha Bow 

Ranchi- 834008, Bihar . 


and 


Arrow 


Bariatı 


Road , 


(Dispute relating to Jharkhand Mukti Morcha pending before the Election 
Commission ; symbol Pow and Arrow shall remain frozen until further orders 
of the Commission ). 

1A . Sliarkhand Mukti Morcha ( Shibu Soren Group ) . 
IB . Jharkhand Mukti Morcha (Krishna Marandi Group )" . 

[No. 5694 (4 ) ] 

By order, 
K . P . G . KUTTY , Secy, 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


Printed by the Manly Govt. of India Pies, Ring Roud , Maya Puri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 , 1994 


